PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 22, 1997 (VYSK . 2 , 1919 SAKA ) 


277 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


भिवानी वृत 


दिनांक 26 मार्च, 1997 
नं ० जैड -42 ए/ आई वि / 615.-- क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी में रामनगर से कपूरी पहाड़ी सड़क तक सड़क के निर्माण हेतु 
भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वणित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का 
अर्जन अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
की जाती है जो इससे सम्बन्धित है 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों 
को अपने कर्मचारियों कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करमे पर कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
प्रकाशन से तीस दिन के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप से जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहती , लोक 
निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , भिवानी के समक्ष दायर कर सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रपक्षेल 


किलानं ० 


हदबस्त 
नं ० 


मुस्तील 
नं ० 


गांव 


एकड़ में 


भिवानी 


च ० दादरी 


कपूरी 


171 


2.06 


31 


3 से 8, 13, 14, 17 , 18, 23, 24 


38 


, 


3, 4, 7, 8, 13, 14, 17 , 18/1 , 18/2 
23, 21 


41 


1/1 से 1/4, 2 , 3, 4 , 7, 8 , 9, 10/1 से 
10/4 


42 


1 से 10 


43 


2, 3, 4/1 , 4/2, 5/1 , 5/2, 5, 6, 7/1 , 
8,9,65, 302,303. 


. 


. 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
भिवानी वृत , लो ० नि ० वि ० , 
भ ० तथा स ० शाखा , हरियाणा, । 


278 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 22 , 1997 (VYSK . 2, 1919 SAKA ) 


[ PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


CIRCLE BHIWANI 


The 26th March , 1997 
No. Z -42A /IV /615 .-- Whereas it appears to the Governor of Hory n that the land is likely to be 
Tequired to be taken by the Government at public expense for public purpose constg a road from Ram Nagar 
to Kapoori, Pahari Mandir road in District Bhiwani. It is hereby notificd that land described in the specifica 
tion below is likely to be required for the above purpose . 


. 


This notificaton is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 to all 
whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may filc 
within thirty days of this notification , file on objection in writing before the D.R.O.-cum -Land Acquisition 
Collector, Public Works Department, Building and Road Branch , Bhiwani. 


SPECIFICATION 


District 


Teil 


Remarks 


L cality 
Village 


Halbast 

No. 


Arca in 
Acres 


Khasra 
No , 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Bhiwand 


Ch . Dadri 


Kapoori 


171 


2.06 


31 


3 to 8 , 13, 14 , 17 , 18 , 23 , 24 


38 


3,4,7, 8 , 13, 14 , 17, 18/1 . 18/2 . 
23, 24 


41 


1/1 to 1/4 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10/1 
to 10/4 

42 


1 to 10 


43 


2, 3, 4/1 , 4 /2,5 /1, 5/2 , 5, 6, 7/1 . 
8 , 9 , 65 , 302 303. 


( Sd .) 


Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle , P.W.D , B & R , 

Haryana . 


16511 CS ( H )-Govt. Press , U.T., Chd . 


